सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 अग्रहायण, 1937 ( श० ) 


संख्या 878 राँची, सोमवार , 


14 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 
14 दिसम्बर , 2015 


संख्या- J .S. M.D .C/ 2015-1835 / एम० .. झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के आर्टिकिल ऑफ 
एसोसिएसन के आर्टिकिल 35 (ए) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 में 
निदेशक पर्षद के लिए निम्नांकित को Independent Directors के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

1- Dr. Purusottam Sen , Professor, Department of Finance , IIM , Calcutta . 
2- Shri Subir Chandra, Director ( Project & Planning) C.C.L 


इनका कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश तक के लिए होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सत्य प्रकाश नेगी, 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 7 8 – 50 । 


. 


. 


